रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


- 


- 


ATA 
. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii) 
PART II - Section 3 - - Sub-section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 401] 

नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 1 , 2011 / फाल्गुन 10 , 1932 
No. 401 ] 

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 2011 /PHALGUNA 10 , 1932 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2011 

सं. 28 ( आरई - 2010 )/ 2009 - 2014 
विषय : विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.5 में संशोधन । 

का . आ . 468 ( अ). - विदेश व्यापार नीति , 2009 -2014 के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1992 
की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति , 2009- 2014 ( आरई -2010) में निम्नलिखित 
संशोधन करती है । 

अंतिम उत्पाद शुल्क ( टीईडी ) और शुल्क वापसी से संबंधित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.5 का संशोधन 
मौजूदा पैराग्राफ 8.5 
" माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 ( ग ) के अनुसार अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि माल 
के प्राप्तकर्ता ने ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट/ छूट प्राप्त न की हो । इसी प्रकार आपूर्तियाँ निविष्टियों/ संघटकों पर अदा किए गए केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क पर विदेश व्यापार नीति के पैरा 8. 3 ( ख ) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी , बशर्ते कि आवेदक द्वारा 
सेनवेट क्रेडिट सुविधा/ छूट प्राप्त न की गई हो । तथापि ऐसी आपूर्तियां निविष्टियों/ संघटकों पर अदा किए गए सीमा - शुल्क पर मान्य 
निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी । " 
संशोधित पैराग्राफ 8.5 ( परिवर्धनों को बड़े अक्षरों में दर्शाया गया है ) 
" माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 ( ग ) के अनुसार अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि माल 
के प्राप्तकर्ता ने ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट/ छूट प्राप्त न की हो । आवेदक को , माल के प्राप्तकर्ता से , ए. एन. एफ . 8 के 
अनुलग्नक -II में , इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा । इसी प्रकार आपूर्तियां निविष्टियों/ संघटकों पर अदा किए 
गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3( ख ) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि माल 
के आपूर्तिकर्ता द्वारा अदा ऐसे शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट / छूट प्राप्त न की गई हो । आवेदक को , माल के प्राप्तकर्ता से , 
ए. एन. एफ . 8 के अनुलग्नक -III में , इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा । तथापि ऐसी आपूर्तियां निविष्टियों/ संघटकों पर 
अदा किए गए सीमा - शुल्क पर मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी । " 
इस संशोधन का प्रभाव 

ये संशोधन अन्तिम उत्पाद शुल्क और ड्राबैक की वापसी का दावा करने के लिए अपेक्षित घोषणापत्रों को स्पष्ट करते हैं । मान्य निर्यात 
वापसी के दावे के संबंध में , " आवेदक " के स्थान पर " माल के आपूर्तिकर्ता" वाक्यांश को शामिल किया जाता है। 

[ फा. सं. 01/ 92/180/ 74/ एएम 11/पीसी VI ] 

अनुप के. पूजारी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 
802 GI/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PART II- - Sec . 3 (ii) ] 
"MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2011 

No. 28 (RE- 2010 )/ 2009 - 2014 
Subject :Amendment in Para 8 .5 of FTP 

S .O . 468 (E ).- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation ) 
Act, 1992 read with paragraph 1. 3 of the Foreign Trade Policy , 2009 - 2014 , the Central Government hereby makes the 
following amendments in Foreign Trade Policy, 2009 -2014 (RE -2010 ). 

Amendment of paragraph 8.5 of FTP relating to TerminalExcise Duty ( TED ) and Duty Drawback 
Existing Paragraph 8.5 
“ Supply of goods will be eligible for refund of terminal excise duty in terms of para 8.3 (c ) of FTP , provided 
recipient of goods does not avail CENVAT credit/ rebate on such goods. Similarly, supplies will be eligible for 
deemed export drawback in terms of para 8 .3 (b ) of FTP on CentralExcise paid on inputs / components , provided 
CENVAT .credit facility/ rebate has not been availed by applicant. Such supplies will however be eligible for 
deemed export drawback on customs duty paid on inputs /components." 
Amended paragraph 8.5 (Additions have been shown in bold letters) 
" Supply of goods will be eligible for refund of terminal excise duty in terms of Para 8 .3 ( c ) of FTP, provided 
recipient of goods does not avail CENVAT credit /rebate on such goods. A declaration to this effect, in Annexure II 
ofANF 8 , from recipient of goods, shall be submitted by applicant. Similary, supplies will be eligible for deemed 
export drawback in terms of para 8. 3 (b ) of FTP of Central Excise duty paid on inputs / components , provided 
CENVAT credit/rebate has not been availed of such duty paid by supplier ofgoods, A declaration to this effect, in 
Annexure III of ANF 8 , from supplier of goods, shall be submitted by applicant. Such supplies shall however be 
eligible for deemed export drawback on customsduty paid on inputs / components." 
Effect of this amendment 

These amendments clarify on the declarations required to be given for claiming TED and drawback refund . The 
phrase " supplier of good " has been inserted in place of applicant” in respect of the Deemed Export Drawback claim . 

[F.No. 01/92 /180 /74 /AM 11/PC VI] 
ANUP K . PUJARI, Director General ofForeign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


